रजिस्ट्री संडी० एल० - 33004/98 


REGD . NO . D . L .- 33004/98 


मन्यवजयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग || - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( 1 ) 
PART II - Section 3.-- Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 177 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , अप्रैल 6, 1999 / चैत्र 16 , 1921 
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 6 , 1999 /CHAITRA 16 , 1921 


No . 1771 


पर्यावरण और वन मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1999 
का . आ . 230 ( अ ). - केंद्रीय सरकार , पर्यावरण की क्वालिटी में सुधार करने और पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए यह आवश्यक , 
समीचीन और लोकहित में समझती है कि मोटर गाड़ी विनिर्माताभों से यह अपेक्षित हो कि वे उनके उत्पादों से संबंधित उनके विक्रय संवर्धन विज्ञापनों में 
यह विनिर्दिष्ट करें कि उत्पाद केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूषित द्रव्य उत्सर्जन मानकों की अनुपालना करने में समर्थ हैं ; 

अत: अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 ( 1986 का 29 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 2 ) और धारा 
5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुएनिर्देश देती है कि यानों को विक्रय के लिए प्रस्थापित करने वाले मोटरगाड़ी विनिर्माता, इस अधिसूचना के प्रकाशन 
की तारीख से, उनके विक्रय संवर्धन विज्ञापनों में , यह जानकारी सहजदृश्य रूप में विनिर्दिष्ट करेंगे कि उनके द्वारा विनिर्मित यान, मोटरयान अधिनियम , 
1988 के अधीन अधिसूचित द्रव्य उत्सर्जन मानकों का , जिसमें भारत सरकार के जल - भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा . का. नि . 493 ( अ ) , 
तारीख 28 अगस्त, 1997 में अधिसूधित द्रव्य उत्सर्जन मानक जो 1 अप्रैल, 2000 से प्रभावी होंगे, भी सम्मिलित है, अनुपालन करते हैं । 

[ फा. सं. क्यू . 14011/10/98 - सी . पी. ए. ] 

विजय शर्मा, संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 1st April, 1999 
S . O . 230 ( E ). — Whereas, in order to improve the quality of the environment and prevent environmental pollution , 
the Central Government considers it necessary , expedient and in the public interest to require the automobile manufacturers to 
specify in their sale promotion advertisements relating to their products that the same is capable of complying with the Mass 
Emission Standards notified by the Central Government; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1) and (2 ) of section 3 and section 5 of the 
Environment ( Protection) Act, 1986 ( 29 of 1986), the Central Government hereby directs that the automobile manufacturers 
offering vehicles for sale shall conspicuously specify in their sale promotion advertisements , with effect from the date of 
publication of this notification , the information that the vehicle manufactured by them is capable of complying with the Mass 
Emission Standards notified under the Motor Vehicles Act, 1988 including the Mass Emission Standards notified by the 
Government of India in the Ministry of Surface Transport vide its notification number G . S . R . 493( E ), dated the 28th August , 
1997 to be effective from 1st April, 2000 . 

[ File No . Q . 14011/10/98- CPA) 

VIJAI SHARMA, Jt. Secy . 
1009 67 

Printed by the Manager, Govt. of India Press,Ring Road, Mayapurl,New Delhi- 110064 


